रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 14082020-221149 

CG- DL- E - 14082020-221149 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II– खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 - Sub- section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2449 ] 
No.2449 ] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 14, 2020/ श्रावण 23, 1942 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 14 , 2020 /SHRAVANA 23 , 1942 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 अगस्त , 2020 


का.आ. 2763( अ). केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 
2012 ( 2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 ( 1956 
का 25) की धारा 4 ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
बिलासपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्य को एतद्द्वारा नामित करती है: 

श्री अनिल बलूनी, संसद सदस्य - राज्य सभा 

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित 
प्रावधानों द्वारा शासित होगा । 

[सं . जेड-28016/178/ 2019-पीएमएसएसवाई-IV ] 

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव 


- 


, 


3720 GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (ii) ] 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 12th August, 2020 
S.0.2763 ( E) . In exercise of the power conferred by Section 4 ( g) of the All India Institute of Medical 
Sciences Act, 1956 (25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of Medical Sciences ( Amendment) Act, 
2012 (37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates the following Member of Parliament as member of 
the Institute Body of the All India Institute ofMedical Sciences, Bilaspur : 


Shri Anil Baluni,Member of Parliament, Rajya Sabha 


The term of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India 
Institute of Medical Sciences Act, 1956 . 


[ F.No. Z - 28016/178/ 2019 -PMSSY -IV ] 


SUNIL SHARMA, Jt. Secy . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 12 अगस्त , 2020 


, 


का.आ. 2764( अ). केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन ) अधिनियम, 
2012 ( 2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 (1956 
का 25) की धारा 4 ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
विजयपुर, साम्बा के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्य को एतद्वारा नामित 
करती है: 


श्री शमशेर सिंह मन्हास , संसद सदस्य - राज्य सभा 


सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित 
प्रावधानों द्वारा शासित होगा । 

[ सं . जेड-28016/178/ 2019-पीएमएसएसवाई-IV ] 


सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th August, 2020 
S.O. 2764 ( E ).— In exercise of the power conferred by Section 4 ( g) of the All India Institute of Medical 
Sciences Act, 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by the All India Institute ofMedical Sciences (Amendment) Act, 
2012 (37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates the following Member of Parliament as member of 
the Institute Body of the All India Institute of Medical Sciences , Vijaypur, Samba : 


Shri Shamsher Singh Manhas, Member of Parliament, Rajya Sabha 


The term of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India 
Institute of Medical Sciences Act,1956 . 


[ E.No. Z -28016/178/ 2019 -PMSSY -IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt. Secy . 


[ भाग II- खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 अगस्त , 

2020 


का.आ. 2765( अ). केन्द्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम, 
2012 ( 2012 का 37) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 (1956 
का 25 ) की धारा 4 ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
राजकोट के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्य को एतद्द्वारा नामित करती है: 


डॉ . अमी याज्ञिक, संसद सदस्य- राज्य सभा 


सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित 
प्रावधानों द्वारा शासित होगा । 

[ सं . जेड-28016/178/ 2019-पीएमएसएसवाई- IV ] 

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th August, 2020 
S.O. 2765 ( E ).- In exercise of the power conferred by Section 4 ( g ) of the All India Institute of 
Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956 ) as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) 
Act, 2012 ( 37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates the following Member of Parliament as 
member of the Institute Body of the All India Institute of Medical Sciences, Rajkot : 


Dr. Amee Yajnik , Member of Parliament, Rajya Sabha 


The term of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All 
India Institute of Medical Sciences Act, 1956 . 


[ F.No. Z - 28016/178/ 2019 -PMSSY -IV ] 


SUNIL SHARMA, Jt. Secy . 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 12 अगस्त , 2020 


, 


का.आ. 2766( अ). केन्द्र सरकार , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( संशोधन ) अधिनियम , 
2012 (2012 का 37 ) द्वारा यथासंशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 (1956 
का 25 ) की धारा 4 ( छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान , 
गुवाहाटी के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में निम्नलिखित संसद सदस्य को एतद्द्वारा नामित करती है: 

श्री रिपुन बोरा, संसद सदस्य - राज्य सभा 

सदस्य का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम , 1956 की धारा 6 में निहित 
प्रावधानों द्वारा शासित होगा । 

[ सं. जेड-28016/ 178/ 2019 -पीएमएसएसवाई-IV] 

सुनील शर्मा, संयुक्त सचिव 


, 


, 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii ) ] 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 12th August , 2020 
S.O. 2766 (E ).— In exercise of the power conferred by Section 4 (g ) of the All India Institute of Medical 
Sciences Act, 1956 ( 25 of 1956 ) as amended by the All India Institute ofMedical Sciences (Amendment) Act, 
2012 (37 of 2012 ), the Central Government hereby nominates the following Member of Parliament as member of 
the Institute Body of the All India Institute of Medical Sciences, Guwahati : 


Shri Ripun Bora ,Member of Parliament, Rajya Sabha 


The term of office of member shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India 
Institute of Medical Sciences Act, 1956 . 


[F.No. Z -28016 /178 /2019 -PMSSY - IV ] 


SUNIL SHARMA , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . MANOJKUMAR wance 


VERMA 


Date: 2020.08.14 22:26:46 
+05:30 


